: 


g 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 माघ, 19 3 6 ( श० ) 


संख्या 43 राँची, गुरुवार 


22 जनवरी, 2 0 15 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
22 जनवरी , 2015 


संख्या- 1/ पी0- 105 / 2014 का0 - 567-- भारत सरकार , कार्मिक , लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय , नई 
दिल्ली के पत्रांक- 37/3/ 2015- EO (SM-I) दिनांक 22 जनवरी , 2015 द्वारा अन्तर्राज्यीय प्रतिनियुक्ति के 
आधार पर झारखण्ड संवर्ग में सेवा सौंपने के आलोक में श्री संजय कुमार , भा. प्र. से. ( बिहार - 90 ) को उनके 
द्वारा संवर्ग में योगदान करने की तिथि से अगले आदेश तक मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव के 
पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


आभा काँशी, 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित, 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 4 3 – 50 । 


